सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 126 


19 माघ, 1938 ( श० ) 
राँची, बुधवार , 

8 फरवरी, 2017 ( ई० ) 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग । 


आदेश 
2 फरवरी , 2017 


संख्या- 9/ आरोप. कोडरमा - 89/ 2016 - 524 / रा०-- श्री मो० असहारूद्दीन, अस्थाई 
लिपिक, निबंधक कार्यालय , कोडरमा ( सम्प्रति सेवानिवृत्त ) को 11 विक्रय दस्तावेजों के 
माध्यम से 427 एकड़ का जाली दस्तावेज एवं फर्जी पहचान के आधार पर निबंधन की 
स्वीकृति देते हुए अवैध तरीके से स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन करने, बिक्रय दलीलों के 
साथ फर्जी कागजात को स्वीकार करने एवं फर्जी पहचान के आधार पर विक्रय में 
सहायता पहूँचाकर जालसाजी में भागीदार होने आदि आरोपों के कारण निबंधन विभाग , 
झारखण्ड के कार्यालय आदेश संख्या-1029 , दिनांक 5 अगस्त , 2014 के द्वारा दिनांक 
20 दिसम्बर , 2013 के प्रभाव से निलंबित किया गया था | उक्त आरोपों की जाँच हेतु 
विभागीय अधिसूचना सं०-1008/ रा., दिनांक 3 अगस्त, 2015 द्वारा इनके विरुद्ध 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 8 फरवरी , 2017 
झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम- 43 ( ख ) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित 
की गई । 


2. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निबंधन कार्यालय के निरीक्षक , 
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल , हजारीबाग को संचालन पदाधिकारी तथा जिला अवर 
निबंधक, कोडरमा को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया | 
3. संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों की 
सम्यक समीक्षोपरांत विभाग के निर्णयानुसार मो० असहारूद्दीन , अस्थायी लिपिक , 
निबंधन कार्यालय, कोडरमा को आरोप मुक्त करते हुए इनके विरूद्ध संचालित उक्त 
विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है । साथ ही इन्हें निलंबन से मुक्त करते 
हुए उनके निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि मानते हुए उक्त अवधि के पूर्ण वेतन 
भुगतान का आदेश दिया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अवध नारायण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 126 -- 50 


